निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 पौष 1935 ( AO ) 
पटना, बुधवार , 8 जनवरी 2014 


( सं0 पटना 60) 


गन्ना उद्योग विभाग 


कार्यालय आदेश 

11 दिसम्बर 2013 
सं0 बि . ऊ . - 02 - 05 / 2010 - 2420 — CWJC No. - 22809/ 2013 हरिनगर सुगर मिल लि० , हरिनगर बनाम 
राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय , पटना द्वारा दिनांक 04. 12. 2013 को पारित अंतरिम आदेश के द्वारा 
विभागीय आदेश ज्ञापांक - 2120 दिनांक 25.10.2013 को अगले आदेश तक स्थगित कर दिये जाने के फलस्वरूप 
आलोच्य क्षेत्र के ईख काश्तकारों के हित में ईख की खपत सुनिश्चित करने हेतु हरिनगर सुगर मिल्स के प्रस्ताव के 
आलोक में निम्नाकिंत क्रय केन्द्रों पर ईख की मात्रा आवंटित करते हुए ईख खरीद की अनुमति दी जाती हैं : 


क्रमांक 


प्रखंड का नाम 


क्रय केन्द्र का नाम / थाना सं0 गन्ने की अनुमानित मात्रा 


भितहाँ 


खरवा टोला / 272 
मोराडीह / 412 


। । 


। । 


1.14 ( लाख / क्वीं ) 
0.44 ( " " 

आदेश से , 
लियान कुंगा, 
ईखायुक्त । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 60 - 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


